+ 
SO Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्थापित : सन्‌ 1987 $ पंजीकरण संख्या : 211 


” विद्या धमेण शोभते ^ 


जीवन विद्या संस्थान 


-: कार्यालय :- 
सी. के. 19/22, ठठेरी बाजार, वाराणसी 


[]( वार्षिक विवरण एवं मन्त्री ळा प्रतिवेदन 


वर्ष 2009 - 2010 ` ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized.by-Arya-Samaj-Eoundation-Chennaiand.eGangoiri 


जीवन विद्या संस्थान वार्षिकोल्सव के अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ 


अशोकजी अग्रवाल 


Ach. 


तुलसी निवास, सुड़िया, वाराणसी 


उपसभापति 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष 

पूर्व अध्यक्ष 
पूर्व अध्यक्ष 


Wy खक 

ANSA DS 
श्री काशी अग्रवाल समाज 
जीवन विद्या संस्थान 
भारत विकास परिषद्‌ 
भारत विकास परिषद्‌ (कारी urea) 
श्री अग्रसेन वेलफ्रेयर सोसायटी 
श्री अग्रसेन समाज 
श्री अग्रसेन स्वतन्त्र स्काउट दल 
रोटरी क्लब मिड टाउन्स 
भारत भारली परिषद्‌ 


$e 
dir 


बावन दास अशोकजी ज्वेलर्स 'वळील साहब' 
सी.के. 16/62, प्रथम मंजिल वैद्यजी कटरा, सुड़िया, वाराणसी 
दूरभाष : 2333366, 2336146 मो. : 9336917818 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्थापित : सनें५१६?५ई?/ Arya Samaj Foundation Chennai and "epe. संख्या : 211 


^ विद्या धर्मेण शोभते “ 


जीवन विद्या संस्थान 


सी. के. 19/22, ठठेरी बाजार, वाराणसी 


(समब) 
st. विद्याधर fue 


0 


नरेन्द्र प्रसाद AAAA 


—: प्रकाशन तिथि :- 
3 जनवरी 2010 
श्री अग्रसेन कन्या पी.जी:कालेज, 
अग्रसेन मार्ग, भैदागिन, वाराणसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. mom 


Digitized by 'संक्थान4“के -प्रदाधिकारिग्रण and eGangotri 


संरक्षक प्रोफेसर गिरीशचन्द्र चौधरी 2420257 
अध्यक्ष श्री राधेकृष्ण अग्रवाल 'काजूबाबू' 2393797,2400636 
2393674,2420134 
उपाध्यक्ष श्री अशोकजी अग्रवाल 'सर्राफ' 2420046,2420043 
शरी विद्याधर त्रिपाठी 9415293920 
मंत्री श्री नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल 2363192,9839241396 
सहायक मंत्री श्री राधेश्याम अग्रवाल 9336929087 
अर्थमंत्री श्री श्यामकृष्ण अग्रवाल 2435824,9415270299 
सहायक अर्थमंत्री श्री द्वारका दास अग्रवाल 9807248248 
प्रचार मंत्री श्री अशोक अग्रवाल 2437118 
कार्यकारिणी के सदस्यगण 
1. श्री आनन्दकृष्ण गुप्ता 2413139, 2401740, 9415265797 
2. श्री गोवर्धनदास 2397421 
3. श्री घनश्यामदास शाह 2420359 
4. श्री कमलापति मिश्र 2335446, 2336811 
5. श्री आर.के.अग्रवाल 9838959424 
6. श्री श्रीकृष्णदास अग्रवाल 2391967 
7. श्री विजय कुमार अग्रवाल 
8. श्री अनन्त कुमार शाह 9335657002 
9. श्री बृजमोहन अग्रवाल 2360108, 2363273 
10. श्री नरसिंह दास अग्रवाल 2333983, 9235663983 
11. श्री सुरेन्द्र अग्रवाल ‘2363770, 9839220570 
12. श्री दीपक अग्रवाल 2333334, 9453883844 
13. श्री अनूप अग्रवाल 2361419, 9335587613 


नोट : दिनांक 15.02.09 के कार्यकारिणी की बैठक में श्री यमुना प्रसाद तिवारी एवं श्री 
शम्भूनाथ अग्रवाल के निधन से रिक्त पद पर श्री दीपक अग्रवाल एवं श्री अनूप अग्रवाल का 
मनोनयन किंया गया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


11 विद्या धर्मेण शोभते 11 
Digitized by "जीविन fere संस्थाचे" eGangotri 
एक पिच्य 

स्थापना - जीवन विद्या संस्थान की स्थापना 29 नवम्बर 1987 ई. 
को गोलोकवासी जीवन दास जी (प्रधानाध्यापक, श्री अग्रसेन महाजनी 
पाठशाला) की स्मृति में उनके कनिष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा की 
गयी | इस संस्था को सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 
क्रिया-कलापों के लिए स्थापित किया गया । गोलोकवासी जीवन दास जी 
की प्रेरणा से यह संस्थान अपने उद्देश्यों में सफलतापूर्वक 23 वर्षों से कार्यरत el 

उद्देश्य एवं कार्य - संस्थान का उद्देश्य समाज में शैक्षिक उन्नति के 
लिए मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत करना पठन-पाठन में सहायक पुस्तकें 
उपलब्ध कराना एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है | उनके ज्ञानवर्धन हेतु हिन्दी 
सुलेख, निबन्ध, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं को आयोजित करना 
भी है । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान प्रति-वर्ष विभिन्न विद्यालयों के 
हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को अपने 
वार्षिकोत्सव में प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करता है | संस्थान 
द्वारा आर्थिक सहायता की अपेक्षा रखने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को 
मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है | यह छात्रवृत्ति समाज के सम्पन्न शिक्षाप्रेमियों 
से प्राप्त धन द्वारा प्रदान की जाती है | 

संस्थान का लक्ष्य साक्षरता अभियान में सहयोग, भारतीय साहित्य- 
संस्कृति एवं राष्ट्र के प्रति लोगों में लगाव उत्पन्न करना, वयोवृद्ध अध्यापकों, 
बुद्धजीवियों, पत्रकारों स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानियों तथा समाज में उत्कृष्ट 
कार्य करने वालों का अभिनन्दन व सम्मान करना तथा उनकी यथा सम्भव 
सहायता करना है । संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक-दिवस के अवसर पर 
शिक्षक-सम्मान समारोह का आयोजन करके, सेवा-निवृत्त एवं विशिष्ठ 
सम्मान प्राप्त शिक्षकों का अभिनन्दन किया जाता है | 

आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हेतु गीता, संस्कृत-सुभाषित एवं 
श्रीमद्भागवत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष किया 
जाता है । समय-समय पर धार्मिक-आध्यात्मिक विद्वानों द्वारा शैक्षिक एवं 
आध्यात्मिक गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विद्या संस्थान, वाराणसी 


जीवन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वार्षिक आख्या 


जीवन विद्या संस्थान की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए 
अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है | 


सन्‌ 199 में स्थापित संस्थान अपने युवावस्था में पहुँच चुका है । 
नगर के साथ-साथ देश के समाजसेवी, महानुभावों के सहयोग एवं मार्गदर्शन 
से ही उन्नति कर रहा है । सन्‌ 2009-10 का वार्षिक विवरण आपके 


सम्मुख प्रस्तुत है | 
आध्यात्मिक दिवस एवं वार्षिकोत्सव 


जीवन विद्या संस्थान का 22वाँ वार्षिकोत्सव 15 मार्च 2009 को 
श्री बृजवल्लभ शास्त्री, भागवत्‌ मर्मज्ञ के मुख्य अतिथि में श्री अग्रसेन कन्या 
पी.जी. कालेज के सभागार में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम के संयोजक श्री 
अशोक अग्रवाल एवं गोवर्धन दास रहे | 

* कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र उपस्थित 

थे | वार्षिकोत्सव को आध्यात्मिक दिवस के रूप में गनाया गया | 

श्री बृजवल्लभ शास्त्री ने कहा कि नई पीढ़ी को आध्यात्म एवं प्रभु 
के भजनों से जोड़ा जाना चाहिए | इसके लिए अभिभावाकों को अहम 
भूमिका निभानी होगी । श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र (हिन्दी विभागध्यक्ष, डी.ए.वी.) 
ने कहा कि जीवन विद्या संस्थान नगर में सराहनीय कार्य कर रहा है । आज 
व्यक्ति स्वार्थ से घीरता जा रहा है । जो उसके दुःख का कारण है । निस्वार्थ 
भाव से किया गया कार्य मनुष्य को महान बनाता है | इस अवसर पर वर्ष 
2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 16 विद्यालयों के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने 
वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया | 


श्री कमलापति मिश्र द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के आधार पर 
नकछेद मिश्र स्मृति पुरस्कार, श्री राहुल पटेल, भारतीय शिक्षा मंदिर इण्ठर 
कालेज को प्रदान किया गया । 


(4) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्री नरसिहदास अग्रवाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न व शॉल 
ओढ़ाकर सम्मानित किया | कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राधेकृष्ण अग्रवाल 
ने की | संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट मंत्री श्री नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने प्रस्तुत की | 
छात्रवृत्ति पाने वाले 8 छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि के माध्यम से चेक 
वितरित कराया | 


कार्यक्रम का संचालन श्री अशोक अग्रवाल तथा धन्यवाद प्रकाश 
कार्यक्रम संयोजक श्री गोवर्धन दास अग्रवाल ने किया | 


होली मिलन समारोह 


विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी प्रेम सौहार्द का पर्व होली के पावन 
अवसर पर श्री अशोक अग्रवाल के संयोजकत्व में श्री अग्रसेन महाजनी 
महाविद्यालय, चौखम्भा के सभागार में 29 मार्च 2009 को होली मिलन 
समारोह का आयोजन किया गया | अबीर, गुलाल से अतिथियों का स्वागत 
किया गया | होली के रंगारंग कार्यक्रम में कवि सम्मेलन सम्पन्न हुआ, 
जिसमें श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र, डॉ. रामअवतार पाण्डेय जी, श्री बिन्ध्येश्वरी 
प्रसाद गुप्त, श्री मधुकर जी, डॉ. अति भारद्वाज ने अपनी रचना प्रस्तुत कर 
लोगों के अन्दर गुदगुदी प्रकट करते हुए आल्हादित किया | 

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राधेकृष्ण अग्रवाल ने | इस अवसर 
पर सर्वश्री अशोक जी सर्राफ, डॉ. विद्याधर त्रिपाठी, अशोक अग्रवाल, 
विजय अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल सहित अनेक आमंत्रित महानुभाव 
उपस्थित रहे । 


मंत्री श्री नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने धन्यवाद प्रकाश किया | ठंडई के 
साथ, मधुर मिष्ठान्न का आनन्द लोगों ने उठाया । 
सुभाषित गीता प्रतियोगिता 


संस्कृत किसी एक की भाषा नहीं, गीता किसी वर्ग विशेष की 
धरोहर व ग्रन्थ नहीं | इस बात को चरितार्थ किया आर्य महिला इण्टर 
कालेज की छात्रा कु. रोशनी बानो ने | | 

कु. रोशनी बानो गीता संस्कृत सुभाषित एवं भागवत प्रतियोगिता 
में भाग ही नहीं लिया अपितु द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया । 


(5) 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

जीवन विद्या संस्थान द्वारा आयोजित गीता-भागवत एवं संस्कृत 
सुभाषित प्रतियोगिता का आयोजन 30 अगस्त 2009 को श्री वल्लभ विद्यापीठ 
बालिका इण्टर कालेज, भैरोनाथ में श्री अशोक अग्रवाल के संयोजकत्व में 
सम्पन्न हुआ | 18 विद्यालयों के 82 छात्र-छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में 
भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया | संस्थान के अध्यक्ष श्री राधेकृष्ण 
अग्रवाल, श्री घनश्याम दास शाह ने छात्र-छात्राओं को प्रतिभागिता प्रमाण- 
पत्र एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया | कार्यक्रम के संचालन में विद्यालय 
का सहयोग सराहनीय रहा, श्री नरसिंदास, श्री विजय अग्रवाल, श्री रामदास, 
श्री मुकेश भाटिया, श्री आर.के. अग्रवाल, श्री प्रदीप खण्डेलवाल, श्री गोवर्धन 
दास आदि उपस्थित रहे । विजयी प्रतिभागियों को शिक्षकों सम्मान समारोह 
में पुरस्कृत किया गया । श्री नरेन्द्र अग्रवाल ने संस्थान का परिचय देते हुये 
शिक्षक, अभिभावक, निर्णायक, पत्रकारों का स्वागत किया | धन्यवाद 
प्रकाश नरसिंह दास अग्रवाल ने किया, संचालन श्री अशोक अग्रवाल ने 
किया | कार्यक्रम परिणाम इस प्रकार रहे - 


वर्ग गीता प्रतियोगिता सुभाषित भागवत 
जूनियर प्रथम सिद्धार्थ राय, वैशाली गुप्ता, कु. प्रांजल नागर, 
` (सेंट जान्स) (आर्य महिला) (काशी विद्या मंदिर) 


जूनियर द्वितीय कु.चेतना वैश्य, अर्जुन सिंह, श्री प्रत्युष गुजराती, 
(वल्लभ शिक्षा संस्थान) (गणेश शिशु सदन) 


जूनियर तृतीय कु.कनक गुजराती, श्रद्धा खंडेलवाल, साक्षी पारिख, 
(वल्लभ विद्यापीठ) (वल्लभ विद्यापीठ) 


सिनियर प्रथम कु.रूपल नागर, रूपल नागर, रूपल नागर, 
(गुरुनानक खालसा) (गुरुनानक खालसा) (गुरुनानक खालसा) 


सिनियर द्वितीय कु.अनुरेचिका चतुर्वेदी, श्रेया खंडेलवाल, कु.रोशनी बानो, 
(दुर्गाचरण) (वल्लभ विद्यापीठ) (आर्य महिला) 


सिनियर तृतीय दीपशिखा जायसवाल, शिक्षा मिश्रा, कु.प्रिया मिश्रा, 
(आर्य महिला) (दुर्गाचरण) (दुर्गाचरण) 


6 
CC-0.Panini Kanya fe Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya qae erdt ब्पोच' and eGangotri 
शिक्षक के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाती है | 

-प्रो. गंगाधर पंडा, मुख्य अतिथि 

पूर्वराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की जयन्ती के अवसर पर 

6 सितम्बर 09 को श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के सभागार में सम्पन्न 

हुआ | समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. गंगाधर पंडा, रजिस्ट्रार, सम्पूर्णानन्द 

संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि प्रो. हरिहर प्रसाद अग्रवाल 
का.हि.वि.वि. वाराणसी थे | 


प्रो. पंडा ने कहा कि अध्यापक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती 
है । छात्रों को ज्ञान और नैतिकता का पाठ अध्यापक ही पढ़ाता है । जिस 
देश का छात्र शिक्षित और जिम्मेदार होगा वह देश, उतनी ही तरक्की 
करेगा | विशिष्ट अतिथि प्रो. हरिहर प्रसाद अग्रवाल (पूर्व विभागाध्यक्ष 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) ने कहा कि शिक्षक ज्ञान का दीपक होता है जो 
समाज में फैले अंधकार एवं बुराइयों को दूर करता है | 


अध्यक्ष पद से- श्री राधेकृष्ण अग्रवाल ने कहा किं समाज को 
शिक्षित तथा धार्मिक होना चाहिए | इस अवसर पर अवकाश प्राप्त 9 
शिक्षकों को सम्मानित किया गया - श्री सदावृक्ष सिंह (श्री अग्रसेन महाजनी 
महाविद्यालय), श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल (श्री हरिशचन्द्र बालिका इण्टर कालेज), 
डॉ. शशिकान्त मिश्र (हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज), श्रीमती कुसुम नागर (सरस्वती 
कन्या इण्टर कालेज) श्रीमती निर्मला मिश्रा (गुरुनानक खालसा बालिका 
इण्टर कालेज) श्री देवशंकर राय चौधरी (बंगाली टोला इण्ठर कालेज) 
श्रीमती सपना गांगुली (दुर्गाचरण गर्ल्स इण्ठर कालेज) को उत्कृष्ठ सेवा हेतु 
सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री 
चन्द्रमोहन श्रीवास्तव (प्रवक्ता, सी.एम.एंग्लो बंगाली कालेज) को विशेष रूप 
से सम्मानित किया गया | 


कार्यक्रम का संचालन अशोक अग्रवाल ने किया | कार्यक्रम में श्री 

राधेश्याम अग्रवाल, श्री श्याम कृष्ण अग्रवाल, विजय अग्रवाल का सहयोग 

सराहनीय रहा । मंत्री श्री नरेद प्रसाद अग्रवाल ने संस्था का परिचय दिया । 

श्री नरसिहदास अग्रवाल के कार्यक्रम संयोजन में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ d 
(7) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Be न्का०्निवहामा१० and eGangotri à 
दानदाताओं के सहयोग से प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी छात्रवृत्ति 
का वितरण किया गया । 
शोक प्रस्ताव 


संस्थान के अध्यक्ष श्री राधेकृष्ण अग्रवाल की धर्मपत्नी व श्री 
राजकृष्ण अग्रवाल की धर्मपत्नी एवं संस्थान के संस्थापक मंत्री कल्याणदास जी 
को आकस्मिक निधन पर संस्थान के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण 
संवेदना प्रकट करते हैं । आप सभी का मनसा वाचा एवं कर्मणा सक्रिय 
सहयोग संस्थान को प्राप्त होता रहा है । आप सभी के निधन से संस्थान 
की अपूरणीय क्षति हुयी है | इन दिवंगत आत्माओं को परमशांति तथा 
परिवार के सदस्यों को धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करने की संस्थान ईश्वर 
से प्रार्थना करता है । 
धन्यवाद प्रकाश 
संस्थान के सम्पूर्ण क्रिया कलाप उदारमना समाजसेवी तथा शिक्षा 
प्रेमियों के आर्थिक सहयोग से सम्पन्न होते हैं | संस्थान का सावधि जमा 
इतना नहीं है कि उससे संस्था के समस्त कार्यक्रमों के खर्च पूरे हो सके, 
अतएव इस दिशा में संस्थान के शुभेच्छओं एवं समाज का सक्रिय सहयोग 
अपेक्षित है | 
विभिन्न संस्थाओं ने अपने विद्यालय में स्थान देकर विभिन्न कार्यक्रमों 
के आयोजन योगदान किया है | संस्थान के संरक्षक प्रो. गिरिश चन्द्र चौधरी, 
अध्यक्ष श्री राधेकृष्ण अग्रवाल 'काजूबाबू' के प्रति विंशेष आभार व्यक्त 
करता हूँ जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणास्रोत है । संस्थान के उपाध्यक्ष 
श्री अशोक जी अग्रवाल सर्राफ एवं डॉ. विद्याधर त्रिपाठी, अर्थमंत्री श्री श्यामकृष्ण 
अग्रवाल (गायघाट), सहायक अर्थमंत्री श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, प्रचार 
मंत्री श्री अशोक अग्रवाल एवं कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्यों का 
विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ एवं श्री केदारजी अग्रवाल को स्मृतिचिन्ह 
अनवरत प्रदान करते हेतु धन्यवाद दिया गया, जिनके सक्रिय सहयोग से 
सम्पूर्ण कार्यक्रम सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके | 
नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल (मंत्री) 
m) 
(8) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सन्‌ 2009,31 हाईस्कूल दीक्षा. सेन्सर्वोच्छ'र्थामणप्रष्लि'करंने वाले 
छात्रों की सूची जिन्हें संस्थान सम्मानित कर रहा है 


( प्राप्तांक के आधार पर ) 


1. 


2. 


3. 


10. 


11. 


12. 


13. 


शिवम कुमार पाण्डेय 


शिवम बरनवाल 


वैशाली वर्मा 
. प्रतिमा सिंह 


शालिनी झा 


. स्नेहा यादव 


विवेक कुमार पाण्डेय 
आमिर खाँ 

आकांक्षा कपूर 

दीपा यादव 
अनामिका गुप्ता 
मनोज कुमार यादव 


फैज़ान अहमद 


14. प्रियंका सिंह 
15: वर्षा मौर्या 


(बेसेन्ठ थियोसिफिकल, उ.मा.वि.) 474 
(श्री हरिश्चन्द्र इ.मि. कालेज) 469 
(गोपी राधा बा.इ.कालेज) 465 


(निवेदिता शिक्षा सदन बा.इ.कालेज) 455 


(आर्य महिला इ.कालेज) 444 
(दुर्गा चरण बा.इ.कालेज) 440 
(बंगाली टोला इ.कालेज) 439 


(कमलाकर चौबे आदर्श सेवा इ.कालेज)420 
(श्री गणेश शिशु सदन बा. विद्यालय) 418 
(श्री अग्रसेन कन्या इ. कालेज) 411 
(श्री वल्लभ विद्यापीठ बा.इ.कालेज) 411 
(श्री अग्रसेन महा.महावि.इ.कालेज) 403 
(नेशनल इ.कालेज, पीलीकोठी) 391 | 
(माँ दुर्गे बालिका इ.मि.कालेज) 389 
(विपिन बिहारी चक्रवर्ती बा.इ.का.) 387 


(9) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ES 


७ ७ 9 mug I !9 


००५६३३३) केः आजीवन 'सैद॑स्थों कि भामे ०००१४५ 


श्री अशोक अग्रवाल 

श्री अनन्त कुमार शाह 

श्री आनन्द कृष्ण गुप्त 

श्री अरूण कुमार अग्रवाल 
श्री अनूप अग्रवाल 

श्री अजय अग्रवाल 

श्री अनन्तलाल अग्रवाल 
श्री अरूण कुमार आशर 
श्री अल्पना राय चौधरी 
डॉ. अरूण कुमार अग्रवाल 


. श्री अनिलचन्द्र अग्रवाल 


श्री अजय कुमार मोदी 


श्री अशोकजी अग्रवाल सर्राफ तुलसी निवास, सुड़िया, वाराणसी 


श्रीमती आशा चतुर्वेदी 
श्री बटुक नाथ अग्रवाल 
श्री भरत दास 


, डॉ. ब्रजेन्दकिशोर अग्रवाल 


श्री बृजप्रकाश अग्रवाल 
श्री बृजरतनदास अग्रवाल 
श्री बृजराज अग्रवाल 


. श्री बृजमोहन अग्रवाल 


श्री बल्लभ दास अग्रवाल 
श्री छेदीलाल अग्रवाल 
श्री चन्द्र कुमार साह 


, श्री द्वारिकाप्रसाद अग्रवाल 


श्री द्वारिकादास अग्रवाल 


, श्री दीनानाथ चौबे 


श्री दामोदर दास अग्रवाल 
श्री गोवर्धन दास 
प्रो: गिरीशचन्द्र चौधरी 


के.28/24, गोविन्दजी नायक लेन, वाराणसी 2437118 
एस. 58/106, प्रेम आश्रम खजुरी, वाराणसी 2343352 
सी.के.54/16, राजादरवाजा, वाराणसी 9415265779 
सी.के.52/8, राजादरवाजा, वाराणसी 2353260 
7, सावित्री पुरी, बिरदोपुर, वाराणसी 2361419 
सी.21/4-ए, मलदहिया, वाराणसी 2350501 ,2350467 
सी.के.43/30, राजादरवाजा, वाराणसी 2437287 
गोवनर्धनदास लक्ष्मीदास, लक्खीचौतरा, वाराणसी 2420108 
श्री हरिश्चन्द्र वालिका इण्टर कालेज, वाराणसी 
90, जवाहरनगर एक्सटेंशन, भेलूपुर, वाराणसी 
वी.37/2, बिरदोपुर, वाराणसी 2361042 
ही.11/7, कोतवालपुरा, वाराणसी 2421785 
2420043 
26, रघुनाथ नगर, महमूरगंज, वाराणसी 2360552 
डी.10/5, साक्षीविनायक, विश्वनाथ गली, वाराणसी 2392315 
के.25/93, सूतटोला, वाराणसी 
सी.के.15/4, सुड़िया, वाराणसी 9956102373 
प्रकाश मेडिकल, बुलानाला, वाराणसी 9235618957 
गिरधर दास एण्ड सन्स, लहुराबीर, वाराणसी 2311930 
के.28/24, गोविन्दजी नायक लेन, वाराणसी 2222113 


6, गिरीनगर, एक्सटेंशन कालोनी, बिरदोपुर, वाराणसी 2236273 
एम.के.मेडिकल, बुलानाला, वाराणसी 2332424 
सी.के.24/13, कटरा गोपीनाथ, कुञजगली, वाराणसी 2350510 


डी.59/37, महमूरगंज, वाराणसी 2360048 
के.30/54, बीबीहटिया, वाराणसी 9807248248 
जे.12/34ए, नाटीइमली, वाराणसी 2203907 
ही.54/155, प्लाट नं.4, श्रीनगर कालोनी, वाराणसी 2258785 
सुपरपेन हाउस, राजादरवाजा, वाराणसी 2353324 
के.25/47, बालुजी का फर्श, वाराणसी 9918300782 
भारतेन्दु भवन, चौखम्भा, वाराण्सी 2420257 
(10) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa mar F oundatjo n ताग enu ang eGangotri 
. श्री गणेश प्रसाद (जपलावाले 40 गरुग वारोणी “229०५ 


2350711 

. डॉ. गोकुलदास अग्रवाल भैरोनाथ, वाराणसी 2333345 

. डॉ. गोकुलनाथ अग्रवाल ओल्ड एफ/7, जोधपुर कालोनी, बीएचयू, वाराणसी 2319109 

. श्री गणेशनारायण गुप्ता सुडिया, वाराणसी 2333669 

. श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल के.37/132, गोलघर, वाराणसी 2333655 

. श्री गिरधरदास एडवोकेट महामण्डल नगर, लेन नं.3, लहुराबीर, वाराणसी 2355904 

. श्री गोविन्द के. दास सी.के.54/29, राजादरवाजा, वाराणसी 2390531,2403296 

. श्री गोपाल दास अग्रवाल के.61/40, बुलानाला, वाराणसी 9369463132 

. श्री घनश्याम दास शाह के.25/89, सूतटोला, वाराणसी 2420351 

. श्रीमती डॉ. गिरीराज किशोरी 90, जवाहरनगर, एक्सटेंशन, भेलूपुर, वाराणसी 2272883 

. श्रीमती हेमलता अग्रवाल श्रीगणेश शिशु सदन, बुलानाला, वाराणसी 2333655 

. श्री जीवनलाल अग्रवाल सिद्धमाता गली, वाराणसी 2333239 

. श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय ए.एस.14, कबीर कालोनी, बीएचयू, वाराणसी 9208408824 

. श्री जोगेश्वर तिवारी के.32/50, भैरोनाथ, वाराणसी , 2331704 

. श्री कमलेश सिंह (आजमगढ़ी) के.57/287, नवापुरा, दारानगर, वाराणसी 2440296 
श्री कमल कपूर 2, गंगापुरी, महमूरगंज, वाराणसी 2360333 

. श्री कमलापति मिश्र के.37/43, ग्वालदास साहू लेन, वाराणसी 2335446 

. श्री लक्ष्मीनिवास अग्रवाल शिवदासपुर, लहरतारा, वाराणसी 2331070 

. श्री महेन्द्रकुमार गुप्त के.17/5, संगम टी कं., विश्वेशवरगंज, वाराणसी 2334047 

. श्री मुरारी दास हुण्डी वाले 2333057 

. श्री महेशप्रसाद चतुर्वेदी के.37/48, ग्वालदाससाहू लेन, वाराणसी 2333421 

. श्रीमती मधुबाला अग्रवाल के.61/40, बुलानाला, सिद्धमातागली.वाराणसी 

. श्री मंगला प्रसाद अग्रवाल सिद्धेश्वरी, चौक, वाराणसी 2323676 

. श्री मुकुन्द लाल गुप्त ठाकुस्रसाद बुकसेलर, रथयात्रा, वाराणसी 2360489 

, श्री मोहनचन्द्र अग्रवाल सी.के.54/44, राजादरवाजा, वाराणसी 2413096 

, श्रीमती डॉ. मालती शर्मा सी.के.1/12, गंगामहल, वाराणसी 2404941 

. श्री नरसिंह दास अग्रवाल सी.के.15/73, सुडिया, वाराणसी 9235663983 
श्री नरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल सी.के.19/92, ठठेरी बाजार, वाराणसी 2363192 
श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के.46/188, विश्वेश्वरगंज, वाराणसी 2331654 
श्रीमती ओमप्रभा अग्रवाल के.30/54, बीबीहठिया, वाराणसी 2336841 

. श्रीमती प्रतिमा कपूर सी.के.57/63, रेशम कटरा, वाराणसी 2570452 


(11) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. श्री प्रमोद Gaiaa YAA ०५१९६ ४५ क आर्निवीपी GERI 2311652 
. श्री प्रतापचन्द्र जैन सी.के.37/18, सोराकुआँ, वाराणसी 2330423 
. श्री पी.जी. भट्टाचार्य बी.16/10, पाण्डेय हवेली, वाराणसी 2366214,2390236 
. श्री राधेकृष्ण अग्रवाल के.4/45, मऊ कोठी, चौखम्भा, वाराणसी 2393797,2720134 
. श्री राधेश्याम अग्रवाल सी.के.54/44, गोविन्दपुरा, वाराणसी 

. श्री श्यामकृष्ण अग्रवाल के.60/3, सिद्धमाता गली, वाराणसी 


. श्री राजकृष्ण अग्रवाल के.61/22, बुलानाला, वाराणसी 9838459424 
. श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल कृपाकुञ्ज, सुजाबाद, पड़ाव, चन्दौली 2339989 
. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल गांधीनगर, RIRI, वाराणसी 2221163 
!. श्री राजमोहन अग्रवाल के.30/56, बीबीहटिया, वाराणसी 2436637 
. श्री रविकुमार अग्रवाल 
. श्री राजेन्द्र कमार जैन सी.के.65/515, बड़ीपीयरी, वाराणसी 3294422 
. डॉ. रामजी अग्रवाल आर.5, हैदराबाद कालोनी, बीएचयू, वाराणसी 2314735 
. श्री श्रीकृष्ण दास अग्रवाल के.26/10, फाटक रंगीलदास, वाराणसी 2311064 
. श्री शैलेश कुमार अग्रवाल डी.10/5, विशवनाथगली, वाराणसी 9305129950 
- श्री संतोष कुमार अग्रवाल (बॅक वाले) अंधरापुल, वाराणसी 9305129950 
. श्री सुरेन्द्र अग्रवाल मेसर्स बलदेव प्रसाद अग्रवाल, गोदोलिया, वाराणसी 2332656 
. श्री शरद कुमार साधक महमूरगंज, वाराणसी 2360811 
. श्री श्यामकृष्ण अग्रवाल ए.1/14, गायघाट, वाराणसी 2435824 
. श्री आतीष अग्रवाल 7, सावित्रीपुरी, बिरदोपुर, वाराणसी 9335505900 
- श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल आकाश बिल्डर्स, लहरतारा, वाराणसी 9415256108 
. प्रो. राय आनन्द कृष्ण सीतानिवास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
. सुश्री अर्चना घोष गुरुकृपा कालोनी, सोनारपुरा, वाराणसी 2411557 
. श्री श्यामकृष्ण अग्रवाल सिद्धमाता गली, वाराणसी 2333110 
. श्री श्रीनारायण अग्रवाल (केदारी) साक्षीविनायक, वाराणसी 9336912466 
. श्री मोहनकृष्ण अग्रवाल हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज, वाराणसी 
- श्री श्रीनाथदास गुप्त ज्ञानगंगा, गुरुबाग, वाराणसी 9335090702 
. श्री सूर्यनारायण गुप्त सी.के.19/14, ठठेरीबाजार, वाराणसी 239447,9984120140 
. श्रीमती उषा अग्रवाल बीबीहटिया, वाराणसी 9336879790 
. श्रीमती उर्मिलादेवी श्रीवास्तव प्लाट नं.142, लेन नं.8 न्यू कालोनी भेलूपुर, वा. 2314041 
श्री उत्तम कुमार अग्रवाल  नाटीइमली, वाराणसी 2234290, 9336927434 
| (12) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


93. डॉ. विद्याधर त्रिपाठी के.28/15, गोविन्दजीनायक लेन, वाराणसी 9415293920 


94. डॉ. विनय दमी ose VE गावेधाट वाराणसी १ 80१९७30901 ree 7 


95. श्री विजय कुमार अग्रवाल सी.के.15/21, सोराकुआँ, वाराणसी 9335935168 
96. श्री विजय कृष्ण अग्रवाल बी.36/43-ए-1-ख, ब्रह्मानन्द नगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 2314842 
97. श्री विष्णुबिहारीलाल श्रीवास्तव सी.25/1-एच, रामकटोरा, वाराणसी 2343864 
98. श्री विठ्ठलदास गुजराती 2392315 
99. श्री यज्ञनारायण चतुर्वेदी के.36/18, चौखम्भा, वाराणसी 

100. श्री यज्ञनारायण दुबे न्यू कालोनी बेलवाबाग, सोयेपुर, वाराणसी 2582688 
101. श्री विमलेश कुमार अग्रवाल रामपुरी कालोनी, वाराणसी 2227441 
102. श्री दीपक अग्रवाल (लायन) के.38/9, गोलघर, वाराणसी 2333334 
103. श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल बिरदोपुर, महमूरगंज, वाराणसी 6529255 
104. श्री राधेकृष्ण टकसाली सी.5/4, टकसालीगली, वाराणसी 2400032 
105. श्री राजेश कुमार नागर भाट की गली, वाराणसी 2436047 
106. श्री राजेश जैन के.36/12, सोराकुआँ, वाराणसी 2333354,9839702063 
107. श्री विजय कुमार अग्रवाल Ha के.36/10, सोराकुऔँ, वाराणसी 2333340 
108. श्री सुदेश कुमार 'गोले' सी.के.15/27, सोराकुऔँ, वाराणसी 2332854 
109. श्री मुरारीदास अग्रवाल एम.डी.ज्वैलर्स, ठठेरी बाजार, वाराणसी 2332122 
110. श्री कृष्ण मोहन गुप्त सी.के.15/68, बुलानाला, वाराणसी 9335338451 
111. श्रीमती निर्मला मिश्रा नीलकण्ठ, वाराणसी 2397073 
112. श्री मुकेश भाटिया डी.46/47, नईबस्ती, लक्सा, वाराणसी 9305312436 
113. श्री राधेश्याम अग्रवाल ए.2/24 ए-1, त्रिलोचन, गायघाट, वाराणसी 9336929087 
114. श्रीमती संतोष अग्रवाल के.61/24, बुलानाला, वाराणसी 2340049 


जीवन विद्या संस्थान के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ 


राधेश्याम अग्रवाल 


अभिकर्ता : भारतीय जीवन षीमा नीनम्‌ 
ज्पमन्री : जीवन विद्या संस्थान | 
vw : लायन्स क्लब सिटी 


कार्यालय : नगर शाखा प्रथम भेलूपुर 
निवास : ए 2/24 ए-1, कामेश्वर महादेव, वाराणसी | दूरभाष : 2450862 


(13) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


छात्रवृत्ति (वर्ष 2008-2009) हेतु 
दान॑य्तलाओं"कॅ'प्रवाफिएचं उनसे: प्राप्त! धनराशि पका विवरण 
डॉ. गिरिराज किशोरी अग्रवाल 3600/- 
(स्व. डॉ. प्रभुनाथ जी की स्मृति में) 


श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल एवं अनूप कुमार अग्रवाल 1500/- 
(स्व. ब्रजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल की स्मृति में) 


श्री किशन लाल ऋषिकेश सर्राफ 900/- 
(स्व. ऋषिकेश सर्राफ की स्मृति में) 

श्री बृजराज अग्रवाल (महमूरगंज) 900/- 
(स्व. बलभद्र दास अग्रवाल की स्मृति में) 

श्री कमलापति मिश्र 00/- 
(स्व. श्रीमती सुखदेवी एवं पं. नकछेद मिश्र की स्मृति में) 

श्री बेणु रंजन अग्रवाल 1500/- 
(स्व. राधिका रंजन अग्रवाल की स्मृति में) 

डॉ. गोकुलदास अग्रवाल 900/- 
(पिता स्व. श्याम कृष्णदास की स्मृति में) 

डॉ. गोकुल दास अग्रवाल 900/- 


(स्व. श्यामकृष्णदास की स्मृति में) 


छात्रवृत्ति स्थायी कोष दानदाता सूची 


श्री अशोक जी सर्राफ (अग्रवाल) 12000/- 
(सावधि जमा नं0 1748088 आई सी आई सी आई बैंक) 

श्री भुवन मोहन दास 10000/- 
(सावधि जमा नं0 1748089 आई सी आई सी आई do) 

श्रीमती लीला अग्रवाल मुम्बई 5000/- 
(सावधि जमा नं0 1748088 आई सी आई सी आई de») 

श्रीमती लीला अग्रवाल मुम्बई 5000/- 
(सावधि जमा नं0 658076 सिंडिकेट बैंक) 

श्री कमल कपूर 5000/- 


(सावधि जमा नं0 453434/1010 सिंडिकेट बैंक, बुलानाला) 


(14) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(Ehete) 


1००७७ 15% hipà 


angotri 


€ 00" Lvt" 98 
E 00*000'€ 
00:000'9 
00:000°9 
00*000'01 
00' 17861 
00009 Lr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


ep RT 
ep 2५९५ 
ep 2«8]8J 
५२२ 25६५४ 
ep 2२३ 
५२२ 24९३४ 


(RE) 


(e) 

७1९७७६ PIRK ४-८ 1९५४६ Indian 
60'2L'vZ ऐ. 90'2L'v2 ८9८6960 17180 RE Rje 
£L'G0'10 80°60" ,0 8911/98989 OR 1२ 1: JP 
81'50'11 ९ 80720 LI 29/686 OR 1215 1४1० [हश 
LL'LE'22 ३ 907 LL'ZZ £61656 OR 1219 HIS 1821४ 
LL'LO'G2 ६ 60110:62 866Z/16E896 OR 1217 1१ [झि 
LELE EZ 901८ p6l6s6 OB 1010 IHE Rl 

102९९] IP IIc jpn ७ Lp 


बा त: ta ७ 


(15) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन विद्या संस्थान वार्षिळोत्सव के अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ 


केदार अग्रवाल 
अमर अग्रवाल 


D थी अग्रवाल कला केन्द्र ॥] 


हेड आफिस : डी.10/5, साक्षीविनायक, 
विश्वनाथ गली, वाराणसी 


Ph. (२) : 0542-2392301 


(0) : 0542-2582556 
Mob. : 09455737558 


CUP, SHIELD, 
TROPHY, MEDAL, 
MEMENTO, 
PHOTO FRAME, 
GOD'S STATUE 
online order facilities available 


e-mail : agrawalkalakendre@gmail.com 
website : wwW.agrawalkalakendra.com 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized. by Aya. Samal ion Chennai and eGangotri 


जीवन विद्या संस्थान वार्षिळोत्सव के अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ 


अनूप अखवाल 
निवेश सलाहकार 


आतिश अग्रवाल 
स्वास्थ्य बीमा सलाहकार 


बी.37/122ए-7, सावित्रीपुरी 

बीरदोपुर, वाराणसी - 221 010 
दूरभाष : (0542) 2361419, 6529255 
मो. : 9415870230 


UIER 


जीवन विद्या संस्थान वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ 


नरखिंह दास अग्रवाल 


संस्थापक / ग्रुप लीडर : श्री अग्रसेन स्वतन्त्र स्काउठ दल 


DU दीपेश निटिंग सेन्टर JU 


वर्धमान ऊन के स्वेटर निर्माता एवं विक्रेता 
सी. के. 15/73, सुड़िया, वाराणसी, 
दूरभाष : (0542) 2333983 
मोबाइल : 9235663983 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन विद्या संस्थान वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएँ 
TIAP अग्रवाल 
“काजू नानू” 


मऊकोठी, चौखम्भा, वाराणसी 


vier ear 
SESS 


अध्यक्ष : जीवन विद्या संस्थान 
पूर्व उपसभापति : श्री काशी अग्रवाल समाज 
मन्त्री : श्री काशी संगीत समाज 


ट्रस्टी : षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर 
संरक्षक : भारत भारती परिषद्‌ 
संरक्षक : श्री अग्रसेन स्वतंत्र स्काउट दल 
श्री भगवदीय मण्डल 


Oret 
2247 


0(__ प्रतिष्ठान __)॥ 


नवनीत दास मुकुन्द दास 
लक्खी चौतरा, वाराणसी 
दूरभाष : 2420134, 2393674, 2393797, 2400636 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


